Home 


रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD. No.G-3/ DL ( N )-04/0009/2003.---05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 91 


दिल्ली , अक्तूबर 4 अक्तूबर 10 , 2013, बृहस्पतिवार / आश्विन 12 -- आश्विन 18 , 1935 
DELHI , OCTOBER 4 - OCTOBER 10, 2013, THURSDAY/ ASVINA 12 - ASVINA 18, 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे. सं. 151 
IN.C.T.D. No. 151 


No. 9 ] 


भाग IL - 1 
PARTIEI 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश , उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterialmatters, reproduction of High Court Notifications 
and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी , दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2013 
फा . सं . मु.चु.अ./ चु.सा. / 102( 8 )/2010/44634.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया गया : 

भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 2013 
सं . 76 / दिल्ली-वि.स. /54/ 2008.--- यतः, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ,दिल्ली विधानसभा के 2008 में आयोजित हुए साधारण निर्वाचन में 
54 - ओखला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से , जिसके परिणाम 8 दिसंबर , 2008 को घोषित किए गए थे, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमानत 
उल्लाह खाँ ( 12 - बी, जोगा बाई खजूरी रोड, जामिया नगर , ओखला, नई दिल्ली के पूर्वनिवासी , जो वर्तमान में ए -9, जोगाबाई एक्टेन्सन , खजूरी 
रोड , जामिया नगर , नई दिल्ली -110025 में निवास करते हैं ) के लिए यह अपेक्षित था कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के 
अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर जिलानिर्वाचन अधिकारी , नई दिल्ली के समक्ष निर्वाचन व्ययों के अपने 
लेखा की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करें । 

श्री अमानत उल्लाह खाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 78 के अंतर्गत यथा - विनिर्धारित निर्वाचन व्ययों का 
अपना लेखा - जोखा, जिला निर्वाचन अधिकारी , नई दिल्ली के समक्ष दाखिल करने में विफल रहे हैं जैसा कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के 
नियम 89 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी , नई दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12-12-2009 के द्वारा सूचित किया था । 


यतः , 


1367 DG/ 2013 


( 191 ) 


.." 


192 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 10 , 2013 /ASVINA 18 , 1935 


[ PART II- I 


- 


यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे यह अपेक्षा करते हुए एक नोटिस दिनांक 18-02-2010 जारी किया गया था कि वे नोटिस 
मिलने के 20 दिन के भीतर अपना लेखा - जोखा प्रस्तुत करें । यह कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन 
लड़ने से निरहित घोषित कर दिया जाएगा । यह नोटिस दिनांक 5-03-2010 को डिलीवर हुआ बताया गया था तथा जिला निर्वाचन अधिकारी , नई 
दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12--11-2010 द्वारा सूचित किया था कि उन्होंनेनिर्वाचन व्ययों का अपना लेखा - जोखा दाखिल नहीं किया था और 
इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश सं. 76/दिल्ली -वि.स/ 2008 ( 3 ) , दिनांक 7 जून , 2011 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 10 क के अंतर्गत श्री अमानत उल्लाह खाँ को उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं आदेश के द्वारा यथापेक्षित 
निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संसद/ राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का निर्वाचन लड़ने से निरहित 
घोषित कर दिया था ; और 

यतः, श्री अमानत उल्लाह खाँ ने यह कहते हुए आयोग के समक्ष आवेदन दाखिल किया था कि वे जिला निर्वाचन अधिकारी , दिल्ली 
के कार्यालय में निर्वाचन खर्चों का दिन - प्रति -दिन का लेखा- जोखा प्रस्तुत करते रहे थे । उनका पहला निर्वाचन होने के कारण वे 8-12-2008 
को परिणाम की घोषणा होने के उपरांत लेखा -जोखा दाखिल करने की नियमपरक वस्तुस्थिति से भली - भांति अवगत नहीं थे और पूरी तरह से 
अपने निर्वाचन अभिकर्ता पर निर्भर थे ।निर्वाचन के उपरान्त उन्होंने अपना आवास बदल लिया था और आयोग का नोटिस दिनांक 18-2-2010 
उन्हें कभी तामील नहीं हुआ था । अयोग्य घोषित व्यक्तियों की सूची में उनका नाम जोड़े जाने का पता उन्हें तब चला जब वे इन्टरनेट पर आयोग 
की वेबसाइट देख रहे थे । 

श्री अमानत उल्लाह खाँ की मेरे द्वारा दिनांक 17-09-2013 को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की गई । उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने 
अपने द्वारा खर्चकिए गए व्यय के साक्ष्य के रूप में निर्वाचन व्यय के मूल वाऊचर आयोग के समक्ष अब प्रस्तुत कर दिए हैं । उन्होंने उल्लेख 
किया है कि आवास बदलने और निर्वाचन अभिकर्ता की चूक के कारण दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके , तथापि , उनके द्वारा लेखा 
रजिस्टर समय पर प्रस्तुत कर दिए गए थे । उन्होंने निरर्हता हटाए जाने के लिए अनुरोध किया और कहा कि विधि या प्रक्रिया की अवमानना करने 
का उनका कोई इरादा नहीं था । 

अतः, अब मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा श्री अमानत उल्लाह खाँ द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते आयोग 
ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन पर अधिरोपित निरर्हता को दिनांक 
18--09-2013 से, एतद्द्वारा हटाने का निर्णय लिया है । परिणामतः , आयोग के आदेश संख्या 76/दिल्ली विधानसभा/ 2008 ( 3 ) दिनांक 
07--06--2011 में क्रम संख्या 6 पर मौजूद श्री अमानत उल्लाह खाँ का नाम 18 सितंबर, 2013 से उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा 
जाएगा । 

आदेश से , 
विनोद जुत्शी , उप निर्वाचन आयुक्त 


- 


- 


। 


आदेश से , 
बी.के. परचुरे, अवर सचिव ( चुनाव ) 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 4th October, 2013 


ENo.CEO/ELG/102(8)/2010/44634.-The following is published for General Information: --.-.. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


New Delhi, the 18th September, 2013 
No. 76 /DL - LA /54 / 2008. — Whereas , Sh . Amanat Ullah Khan , (earlier resident of 12 - B , Joga BaiKhajouri Road , 
Jamia Nagar, Okhla , New Delhi now residing at A -9 , Jogabai Extn . Khajoori Road Jamia Nagar, New Delhi-110025 contested 
the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi held in 2008 from 54 -Okhla Assembly Constituency, 
result thereof was declared on 8th December, 2008 and as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, he 
was required to file his true copy of the account of election expenses before the District Election Officer , New Delhi within 
thirty days from the date of declaration of result ; and 


Part I -I) 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : OCTOBER 10 , 2013 /ASVINA 18 , 1935 


193 


Whereas, Sh . Amanat Ullah Khan failed to file his account of election expenses before the District Election 
Officer,New Delhi as stipulated under the said Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 as reported by the 
District Election Officer , New Delhi vide his report dated 12.12.2009 under Rule 89 of the Conduct ofElections Rules, 1961 ; 
and 


Whereas, a Notice dated 18.02.2010 was issued by the Election Commission of India , requiring him to submit his 
accounts within 20 days of the receipt ofnotice failing which it was stated that he would be disqualified from contesting 
elections for a period of three years . The notice was stated to be delivered on 05.03.2010 , and he did not file his account 
of election expenses as reported by the District Election Officer, New Delhi vide his report dated 12.11.2010 and so the 
Election Commission of India vide its order No. 76 / DL -LA /2008 ( 3 ) dated 7th June, 2011 disqualified Sh . Amanat Ullah 
Khan from contesting elections of any House of the Parliament State Legislature under section 10A of the Representation 
of the People Act, 1951, for failure to lodge his account of election expenses as required by the said Act and the Rules and 
urder made there under; and 

Whereas, Sh . Amanat Ullah Khan filed appeal before the Commission stating that he had been submitting day 
to -day accounts of election expenses in the office of District Election Officer, New Delhi. Being his first election , he was 
not, well versed with the rule position of filing of accounts after declaration of result on 8.12.2008 and was heavily 
dependent on his election agent. He shifted his residence after the election and Commission s notice dated 18.02.2010 was 
never served on him . He came to know about inclusion ofhis namein the list of disqualified personsthrough internet while 
· browsing Commission website ; and 

Whereas, Sh . Amanat Ullah Khan was given personal hearing by me on 17.09.2013 . He informed that he has now 
submitted before the Commission the original vouchers of his election expenditure in support of his expenses incurred . He 
mentioned that because of shifting of residence and lapse on the part of Election agent, the documents could not be 
submitted on time, although the register of accounts was submitted by him on time. He requested to remove his 
disqualification and said that he did not have any intention to disregard the law or procedure . 

Now , therefore , after taking into consideration all facts and circumstances of the case and the submissions made 
by Sh . Amanat Ullah Khan , in exercise of the power conferred by Section 11 of the Representation of the People Act , 1951, 
it is hereby decided to remove the disqualification imposed upon him w.e.f. 18.09.2013. Consequently, the name of the said 
candidate Sh . Amanat Ullah Khan appearing at Sl. No. 6 in the Commission s Order No. 76 /DL -LA/ 2008 (3 ) dated 07.06.2011, 
shall be deemed to have been omitted from the said order with effect from 18th September, 2013 . 

By Order 


VINOD ZUTSHI, Dy. Election Commissioner 


By Order, 


B. K. PARCHURE , Under Secy. (Elections ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


